निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 541 ) 


13 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 4 जुलाई 2013 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

2 जुलाई 2013 
सं . 17 / स्था . - 10 - 01 / 2012 - सा . प्र. - 11023 — बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित प्रशाखा पदाधिकारियों 
को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने (स्तम्भ - 4 ) में , अंकित विभाग / कार्यालय में प्रशाखा 
पदाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 


क्र0 


| प्रशाखा पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


नवपदस्थापित विभाग / कार्यालय का नाम 


1 | श्री रामाशीष प्रसाद सिन्हा 


श्रम संसाधन विभाग 


आयुक्त कार्यालय, तिरहुत 
प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 


2 | श्री ज्ञानेन्द्र मिश्र 


श्रम संसाधन विभाग 


आयुक्त कार्यालय , तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 


3 | श्री रौशन चौधरी 


गृह ( आरक्षी ) विभाग 


शिक्षा विभाग 


4 


श्री गौरी शंकर मोची 


शिक्षा विभाग 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


5 | श्री अनिल कुमार सिंह 


पुलिस महानिदेशक का 

कार्यालय 


गृह ( कारा) विभाग 


6 


| 


श्री कृष्णा रजक 


गृह ( कारा ) विभाग 


पुलिस महानिदेशक का कार्यालय 


7 


| 


श्रीमती विद्या कुमारी 


जल संसाधन विभाग 


राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय 


8 श्री ज्योति रंजन दास 


बिहार कर्मचारी चयन आयोग 


पर्यटन विभाग 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जुलाई 2013 


क्र0 


प्रशाखा पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


नवपदस्थापित विभाग / कार्यालय का नाम 


9 | श्री बिन्देश्वर प्रसाद गुप्ता 


राज्य आयुक्त निःशक्तता का 

कार्यालय 


बिहार कर्मचारी चयन आयोग 


10 


श्री अवधेश प्रसाद सिंह यादव 


पदस्थापन की प्रतीक्षा में 


महाधिवक्ता का कार्यालय 


11 | श्री कामेश्वर प्रसाद 


पदस्थापन की प्रतीक्षा में 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

बशिष्ठ सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 541 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


